रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


NDESH 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , नवम्बर 29 , 2019 / अग्रहायण 8 , 1941 
NEW DELHI, FRIDAY , NOVEMBER 29 , 2019 / AGRAHAYANA 8 , 1941 


सं . 3866 ] 
No. 3866 ] 


रेल मंत्रालय 
पूर्वोत्तर सीमा रेल 

अधिसूचना 
मालीगांव , गुवाहाटी , 29 नवम्बर, 2019 
रेल अधिनियम, १९८९ की धारा २० ई के अंतर्गत सूचना 


का . आ . 4304(अ ). केंद्रीय सरकार ने रेल अधिनियम ,1989 (1989 का 24 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात 
उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप धारा (1) के अधीन जारी और भारत के राजपत्र , असाधारण , 
भाग II, खंड 3, उप - खंड (ii), तारीख 11 अक्तूबर , 2018 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (पूर्वोत्तर सीमा 
रेल ,निर्माण संगठन ) के द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनिसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का मिजोरम राज्य के भैरबी 
- सैरंग नई बी जी रेल परियोजना ( 51 .38 कि० मी०) ( नई लाइन ) के निष्पादन , अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के 
लिए अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और , उक्त अधिनियम की धारा 20 क की उप -धारा (4 ) के अधीन उक्त अधिसूचना का कोलासिब दैनिक 
समाचार पत्र अर्थात “ दुहलाई ” और “ छुआहतलंग”, तारीख 27 मार्च, 2019, को प्रकाशित किया गया ; 

और , उक्त अधिनियम की धारा 20 इ की उप धारा (1 ) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट 
केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है ; 


6177 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii)] 


अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की 
धारा 20 इ की उप -धारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अनिसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाएगा; 

यह और है कि केंद्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 20 इ की उप- धारा ( 2) के अनुसरण में यह 
घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इस अनिसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी 
विल्लंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी ; 

अनुसूची 
मिजोरम राज्य में विशेष रेल परियोजना - बैरबी -सायरंग नई बी जी आमान रेल परियोजना (५१. ३8 कि० मी० ) 
के लियेजिला कोलासिब में अधिग्रहण किये जाने के लिये संरचना सहित या उनके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण 

जिला का नाम -कोलासिब 


क्र० 


प्रखण्ड का नाम 


गाँव का नाम 


भूराजस्व पास सं० 


भूमि का | भूमि की प्रकृति 
प्रकार 


क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


भूभाग का 
अधिग्रहण के 
लिये प्रस्तावित 

क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


2 


5 
निजी 


थिंग्डाँल 


खामरांग 


| VCK- 175 of 
2006 


कृषि भूमि 


2 .007 


0. 3417 


थिंग्डॉल 


खामरांग 


VC- 112 of 2006 


निजी 


2. 676 


0 . 7497 


थिंग्डॉल 


खामरांग 


VC- 122 of 2006 


निजी 


कृषि भूमि 
कृषि भूमि 
कृषि भूमि 


1 . 338 


0. 2399 


थिंग्डाँल 


खामरांग 


1 . 891 


0 . 3599 


P /Patta 1071 of fut 
2008 


थिंग्डॉल 


खामरांग 


निजी 


कृषि भूमि 


2 . 007 


P / Patta 06 of 
1997 


0 . 3599 


थिंग्डाँल 


खामरांग 


VC- 71 of 1993 


निजी 


2 .007 


0 . 4198 


कृषि भूमि 
कृषि भूमि 


थिंग्डाँल 


खामरांग 


निजी 


4. 683 


0 . 108 


P / Patta 634 of 
1982 


थिंग्डॉल 


खामरांग 


निजी 


2 .007 


0 . 3359 


कृषि भूमि 
कृषि भूमि 


थिंग्डाँल 


| VC -70 of 1990 

P / Patta5151/08/ 
10/ 1042 of 2017 


खामरांग 


निजी 


1 . 370 


0 .1799 


कुल 


19. 986 


3 . 0947 


[ फा . सं. डब्ल्यू / 207/ कॉन / एस . आर . पी .] 
एच . एस . यादव , मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण -2 


[ HTT II - 


05 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF RAILWAYS 
(NORTHEAST FRONTIER RAILWAY ) 

NOTIFICATION 
Maligaon , Guwahati the 29th November, 2019 

Notice Under Section 20E of the Railway Act, 1989 
S .O . 4304 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways, published 
in the Gazette of India , dtd . 11. 10 .2018 Section 3 , Sub -section (ii ) issued under sub - section ( 1) of section 20A of the 
Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act ), the Central Government declared its intension to 
acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the purpose of execution , maintenance, 
management and operation of the Special Railway Project, namely, Bairabi – Sairang New BG Railway Line Project 
(51. 38 KM ) in the district of Kolasib , in the State ofMizoram . 


And whereas the substance of the said notification has been published in Kolasib daily newspaper “ Duhlai” and 
“ Chhuahtlang ” both dtd . 27 .03.2019 ; under sub -section (4 ) of section 20A of the said Act; 

And whereas, in pursuance of sub -section ( 1) of section 20E of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the CentralGovernment; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and exercise of powers conferred by 
the sub - section (1 ) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the 
said schedule should be acquired for the aforesaid purpose. 

And further, in pursuance of sub -section (2 ) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


of 


SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the proposed Special Railway 
Project , Bairabi – Sairang New BG Railway Line Project (51.38 KM ) in the district Kolasib in the State of Mizoram . 

Name of District: Kolasib 
Name of Name of Village Revenue Pass No. Type Nature of Area of Area of 
No. Block 

land 

land in land 
land 

Ha. proposed 

to be 
acquired 

in Ha . 
3 

5 

6 
Thingdawl | Khamrang VC K - 175 of 2006 Pvt. Agriculture 

2 .007 

0 . 3417 
Thingdawl | Khamrang VC - 112 of 2006 Pvt. Agriculture 

2 .676 0 .7497 
Thingdawl Khamrang | VC - 122 of 2006 | Pvt . Agriculture 

1 . 338 0 .2399 
Thingdawl Khamrang P /Patta 1071 of Pvt. Agriculture 

1 . 891 0 .3599 
2008 
Thingdawl | Khamrang P /Patta 06 of 1997 Pvt. Agriculture 

2 . 007 0 .3599 
Thingdawl | Khamrang VC -71 of 1993 Pvt. Agriculture 

2 . 007 0 .4198 
Thingdawl | Khamrang P /Patta 634 of 1982 Pvt. Agriculture 4 .683 

0 . 108 
Thingdawl | Khamrang 

VC - 70 of 1990 Pvt. Agriculture 2 . 007 0 .3359 
O Thingdawl | Khamrang P /Patta5151/ 08 / 10 / | Pvt. Agriculture 

1 . 370 0 . 1799 
1042 of 2017 


8 


Total 


19 . 986 


3 .0947 


[F . No. W /207/CON /SRP ] 
H . S. YADAV , Chief Administrative Officer /Const.- 2 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. ALOK KUMAR Defte osegred by 


other 


